निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 297 ) पटना , बुधवार , 27 फरवरी 2019 


वित्त विभाग 


आदेश 


12 फरवरी 2019 


सं0 नि0मु0ले0(प्रे०स्था0) - 10 / 2016 - 1543 / विo — प्रभारी अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग , 
पटना के पत्र संख्या - 1147, दिनांक 14. 08. 2018 द्वारा प्राप्त थाना कांड संख्या - 132 / 2016 में न्यायालय अनुमंडलीय 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के दिनांक 20. 11.2017 को पारित न्यायादेश , में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को आरोपों से दोष 
मुक्त किए जाने के आलोक में तथा बिहार सेवा संहिता के नियम - 99 में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री सिंह को 
निलंबन अवधि दिनांक 23.05.2016 से दिनांक 06 .06 .2016 तक का पूर्ण वेतन एवं भत्ता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 
2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 

उदयन मिश्रा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 297-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


